सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण , 1943 ( श ० ) 
17 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या- 625 राँची , शुक्रवार , 

, 


स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 
17 दिसम्बर , 2021 


11 


विषय : वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए " आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना " 

के कार्यान्वयन हेतु बीमा कम्पनी के चयन के लिए निविदा आमंत्रण की स्वीकृति एवं झारखण्ड 
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत 
आच्छादित करने हेतु स्वीकृति प्रदान के संबंध में | 


1 


पत्र संख्या -4 / AB - PMJAY - 01-04 / 21-53 ( 4 ) -- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग , झारखण्ड के संकल्प संख्या -4 / AB - PMJAY - 01-04 / 21-28 ( 4 ) | राँची दिनांक -18.10.2021 के 
द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए " आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना " 
के कार्यान्वयन हेतु बीमा कम्पनी के चयन के लिए निविदा आमंत्रण की स्वीकृति एवं झारखण्ड राज्य 
खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत आच्छादित करने 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 17 दिसम्बर , 2021 
की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री , झारखण्ड के स्तर से मंत्रिपरिषद् , झारखण्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा 
में प्रदान की गयी थी । 


2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक 25.11.2021 को मंत्रिपरिषद् , झारखण्ड की बैठक के मद संख्या -13 के 
द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । 


अरूण कुमार सिंह , 
अपर मुख्य सचिव । 


2 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 625 -- 


50 


